218 


PART I ]. 


HARYANA GOVT . GAZ., APRIL 9 , 1985 (CHTR . 19 , 1907 SAKA ) 


997 


राजस्व विभाग 


युद्ध जागीर 


शुद्धि -पत्र 

दिनांक 29 मार्च, 1985 
क्रमांक 222-ज- (1) -85/10248.-- हरियाणा सरकार राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना 
क्रमांक . 1 462-ज-( I)- 84/31646, दिनांक 27 नवम्बर , 1984 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में दिनांक 4 दिसम्बर , 
1984 को प्रकाशित हुई है , की पहली लाईन में " रामपुर जाटान " को बनाये " रायपुर जाटान " पढ़ा जाये । 

दिनांक 1 अप्रैल, 1985 
क्रमांक 367-1-(II ) -85/10401 .--पूरों पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा 
राज्य में अपनाया गया है और उसमें भाजता संशोधन किया गश है ) को चारा 2( ए ) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सोपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री महावीर तिह, पुर यो रिपाल सिंह , गांव किलोहड़द, सहसील झज्जर , जिया 
रोहतक , को रवरी , 1975 से खरोफ़ , 1979 1 150 ए वार्षिक तवा रबो , 1980 से 300 सये वापिक सीयत की 
युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों अनुसार सहर्ष 

प्रदान करते है । 


- 


क्रमांक 328-3- (II) .85/10405 --श्री नन्द लाल , सुन्न पो खुब राम, गांव कोसलो , तहसील कोसली ( पहले झज्जर), 
जिला रोहतक , की दिनांक 13 जनवरी , 1984 को हुई मृत्यू के परिणामस्वरूप , हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाव युद्ध 
पुरस्कार प्रधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें माज तक संशोधन किया गया 

की धारा 
एवं 2(ए ) ( 1ए ) तथा 3 (1 ए ) के अधीन पदान की गई शक्मियों का प्रयोग करते हुये श्री नन्द लाल को मुब्लिग 300 रुपये 
वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार को अधिसूचना क्रमांक 2442 - ज-( II ) -76/2834. दिनांक 31 जनवरी, 

31 जनवरी , 1977, 
तथा 1789- जे-I- 79/44040, दिनांक 30 प्रसूबर, 1979, द्वारा मंजूर को गई थो , पब उसको विश्वा श्रीमती नन्दकौर 
के नाम खरीफ , 1984 से 300 रुपये वार्षिक की दर से पनद में दी गई शर्तों के अन्तर्मत प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 347 - ज- ( II ) -85/10409.--- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) ( 1 ) तथा 3( 1 ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का 
प्रयोग , करते हुए हरियाणा के राज्यपाल , श्री बनी हि , पुत्र श्री पोला राम , गांव घरोठी , तहसील व जिला रोहतक , को 
रबी , 1973 से खरीफ , 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तया रखो , 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर 
सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

टी ० प्रार ० तुली, 
अवर सचिव , हरियाणा सरकार, 

राजस्व विभाग । 


श्रम तथा रोजगार विभाग 


दिनांक 20 मार्च, 1985 
सं ० 14( 427) -78-1 श्रन:----पंजाब दुकान एंव वाणिज्यिक स्थापना अधिनियम , 1958 ( 1958 का पंजाब एक्ट 15 ) 
की धारा 28 द्वारा प्रदत की गई शक्तियों तथा इस निमित उन्हें समर्थ बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए, हरियाणा के राज्यपाल इस अधिसूचना के द्वारा राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से 31 दिसम्बर, 1985 तक 
हरियाणा राज्य के सभी स्वर्गाकारों को उन संस्थाओं को जिनमें प्रबन्धकों ने किलो श्रमिक को नियुक्ति नहीं की हुई है, को उक्त 
अधिनियम की धारा 9 से छुट दी जाती है । 


म . सेठ ० , 


वितायुक्त एंव सचिव , हरियाणा सरकार , 

श्रम तथा रोजगार विभाग । 


: 


24 


998 


HARYANA GOVT. GAZ., APRIL 9, 1985 (CHTR. 19 , 1907 SAKA) 


[ PARTI 


LABOUR DEPARTMENT 


The 20th March , 1985 


No. 124427 ) -78-1Lab. - In exercise of the powers conferred by section 28 of the Punjab Shops and 
Commercial Establishments Act, 1958 and all other powers enabling him in this behalf , the Governor 
of Haryana hereby exempts from the operation of the provisions of section 9 of the said Act, 
for the period commencing from the date of publication of the notification in the Official Gazette 
ending with 31st December , 1985 , those establishments of . Goldsmiths in which the owner of the 
establishment has not employed any person as an employee . 


M. SETH, 
Secretary to Government, Haryana, 
Labour and Employment Departments 


पर्यटन विभाग 


दिनांक 28 फरवरी , 1985 


सं 0 24/ 18/ 82-6 पी ० पी ० --भूमि अर्जन अधिनियम , 1894, की धारा 48 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा 
इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा नीचे दी गई 
विशिष्ट में विनिर्दिष्ट भूमि को जिसके बारे में उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन हरियाणा सरकार, पर्यटन विभाग , 
अधिसूचना सं ० 24/ 18/ 82-6 पी . पी ., दिनांक 30 सितम्बर, 1983, जारी की गई थी , और उसकी धारा 6 के अधीन हरियाणा 
पर्यटन विभाग , अधिसूचना संख्या 24/ 18/ 82-6 पी . पी ., दिनांक 25 अक्तूबर, 1984, द्वारा घोषणा की गई थी , अर्जन से प्रांशिक 
रूप में प्रत्याहत करते हैं । 

লিটি 


- 


লিলা 


तहसील 


परिक्षेत्र / गांव 


खसरा नं ० 


क्षेत्र 


क ० 


म ० 


रोहतक 


बहादुरगढ़ 


परनाला 


0 


07 


72/27 
72/20 
72/21 


8 


00 


05 


73 


1 


14 


2 


02 


3 


05 


17/1 ", 
17/2 
16/5 
16/2 
16/3 
1 6/4 
16/1 


1 


04 


1 


02 


16 


2 


04 


कुल योग । 


27 


19 


बी ० एस ० अोझा , 
सचिव , हरियाणा सरकार , 

पर्यटन विभाग । 


220 


PART I ] 


HARYANA GOVT GAZ., APRIL 9, 1985 (CHTR. 19, 1907 SAKA ) 


999 


TOURISM 


DEPARTMENT 


The 28th February , 1985 


No. 24 / 18 /82-6PP . - In exercise of the powers conferred by section 48 of the Land Acquisition 
Act , 1894, and all other powers enabling him in this bchall , the Governor of Haryana , hereby 
partly withdraws from the acquisition , the land specified in the specification given below with 
• respect to which Haryana Government, Tourism Department notification No. 24/ 18/ 82-6PP , dated 
the 30th September, 1983 was issued under section 4 of the said Act and declaration under 
section 6 thereof was made with Haryana Government, Tourism Department, notification No. 24/ 18 / 
82-6PP , dated the 25th October , 1984 : 


SPECIFICATION 


District 


Tehsil 


Area 


Village / 
Locality 


Khasra 
No. 


K. M. 


Rohtak 


Bahadurgarh 


Parnala 


72 


27 


0-07 


20 


8-00 


21 


6-06 


73 


1--14 


2-02 


17/1 
17/2 
16/5 

16/2 
: 16/3 


3-05 


1-04 


1-02 
1-16 


16/4 
16/1 


2-04 


Total 


27-19 


B. S. OJHA, 


Secretary to Government, Haryana , 

Tourism Department. 


राजस्व विभाग 


दिनांक 1 अप्रैल , 1985 


संख्या- 379- वि ० सैल-85/10393. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचेविशिष्टियों में वर्णित भूमि 
सरकार द्वारा सरकारी खर्चे पर , सार्वजनिक प्रयोजन , अर्थात् , निम्नलिखि विशिष्टियों में वर्णित गांवों, तहसील नूह, जिला 
गुड़गांवा में भूमिहीन बेघर हरिजनों , पिछड़े वर्ग के सदस्यों तथा आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को मुफ्त रिहायशी प्लाट 
पाबंटित करने के लिए अपेक्षित है, इसलिए इसके द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि निम्नलिखित विशिष्टियों में वर्णित 
भूमि उपयुक्त प्रयोजन के 

लिए अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894, की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के 
लिए को जाती है, जिनका इससे सम्बन्ध हो । 


। 


29 


1000 


HARYANA GOVT GAZ., APRIL 9, 1985 (CHTR. 19, 1907 SAKA ) 


[ PART 1 


पूर्वोस धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियागा के राज्यपाल, इसके द्वारा कलैक्टर 
गुड़गांव तथा इस समय इस कार्य में लगे ऐसे अन्य अधिकारियों या कर्मचारियों को परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और 
सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं.। 

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे परिक्षेत्र में भूमि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो , इस अधिसूचना के 
राजपत्र में या दो समाचार पत्रों में प्रकाशन की या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से जो भी बाद में हो, तीस 
दिन के भीतर उप-मण्डल अधिकारी ( नागरिक ) एवं भूमि अर्जन कलक्टर, नूह के सामने लिखित रूप में आक्षेप, यदि 
कोई जो , दायर कर सकता । 
भूमि के नक्शों का निरीक्षण उप -मण 

-मण्डल अधिकारी नागरिक एवं भूमि अर्जन कलैक्टर, नूह, जिला गुड़गांव के 
कार्यालय में किया जा सकता है । 

विशिष्टियां 
तहसील परिक्षेन / ग्राम तथा 

प्रायत सं ० / खसरा संख्या क्षेत्रफल 
हृदबस्त संख्या 


। 


कनाल मरले 


गुड़गांव 


नूह 


15/18मिन पश्चिम 


3 0 


49/20 मिन पश्चिम 


3 


1. कालियाका , 

185 . 
2. भिरावटी, 

184 
3. आकड़ा, 

121 
4. खलील पुर , 

193 


92/14 मिन पश्चिम 


3 


4 


37/24 मिन पूर्व 


3 


15 


25 


6 


12 


कुल 


10 


07 


75/1/1 


3 


3 


5. जौरासी, 

32 
6. रोजका, 


1 


0 


20/2 मिन पूर्व 
20/3 


173 


25 


कल 35 


7. चून्धीका , 


14/3 


2 


4 


39 


8. सुन्ध 


3 


13 


18 


17/25/1 
31/15 
16/1 . 


2 
3 


07 
02 


कुल 


9 


02 


1 


9 . 


किरंज , 


37/4 


0 


3 
2 


187 


4 


कुल 


5 


4 


एल ० सी ० 


० गुप्ता , 
सचिव , हरियाणा सरकार, 


राजस्व विभाग । 


2.22 


PART 11 


HARYANA GOVT 

GAZ., APRIL 9, 1985 (CHTR . 19, 1907 SAKA ) 


1001 


REVENUE DEPARTMENT 

The 1st April, 1985 
No. 379 - Spl.Cell - 85 / 10393 .-- Whereas it appears to the Governor of Haryana that land described in 
the specification below is needed, by the Government, at public expenses , for a public purpose, namely, for 
allotment of free residential plots to landless /hcmeless harijans members of backward classes and economically 
weakei persons in villages, as mentioned in the specifications, tebsil Nuh , districtGurgaon , it is hereby notified 
that the land described in the specification below is needed for the above purpose. 

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894 , for 
the information of all whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by tbe aforesaid section , the Governor of Haryana hereby autho 
rises the Collector, Gurgaon and such other officers or officials , for the time being engaged in the undertaking , 
enter 

survey any land in the locality and do all other acts required or per 
mitted by that section . 
Any person interested who has any objection to the acquisition of the 

land in the locality may 
within a period of thirty days of the publication of this notification in the Official Gazette or in two news 
papers or publicity in the locality , whichever is later, file an objection , if any , in writing before the Sub 
Divisional Officer( C ) -cum - Lard Acquisition Collector, Nuh . 

Plans of the land may be inspected in the office of Sub -Divisional Officer (C )-cum - Land 
Acquisition Collector, Nuh , District Gurgaon . 

SPECIFICATIONS 


upon and 


District 


Tehsil 


Aroa 


Locality ! 
Village and 
Hadbast No. 


Rectangle /Khasra 
No. No. 


Ks. Ms. 


Gurgaon 


Nuh 


15/18 min West 


3-0 


49/20 min West 


3-0 


1. Kaliaka, 

J 85 
2. Bhirawati, 

184 
3. Akera , 

121 
4. Khalil Pur, 

.193 


92/14 min West 


3-4 


37/24 min East 

25 


3-15 
6-12 


Total 


10-07 


7571/1 


33 


5. Jorasi , 

32 
6. Rojka , 

173 


20/2 min East 
20/3 


2-5 


11(1 


Total 


3-5 


14/3 


7. Chundhika, 

39 
8. Soondh , 

18 


17/25/1 
31/15 
16/1 


3-13 
2-07 
3--02 


Total 


9--02 


9. Kiranj, 

187 


37/4 
7/1 


3-0 
2-4 


Total 


L. C. GUPTA , 
Secretary to Government, Haryana , 

Revenue Department. 


